रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 2 , 2018 /माघ 13 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 2 , 2018 /MAGHA 13 , 1939 


सं . 63 ] 
No. 63] 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2018 
सा . का. नि . 140( अ). — केन्द्रीय सरकार , रेल संरक्षण बल अधिनियम , 1957 ( 1957 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, रेल संरक्षण बल नियम , 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल ( संशोधन ) नियम , 2018 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. रेल संरक्षण बल नियम , 1987 में (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) “मुख्य सुरक्षा आयुक्त " शब्दों , जहां कहीं भी वे 

आते हों , के स्थान पर “प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त " शब्द रखे जांएगे । 


3 . 


उक्त नियमों के नियम 250 के उप -नियम 250 . 1 में , “मुख्य सुरक्षा आयुक्त " शब्दों के स्थान पर “प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त " शब्द 
रखे जांएगे । 


4. उक्त नियमों में शब्द “अपर " जहां कहीं भी वह आता हो , के स्थान पर “मुख्य सुरक्षा आयुक्त " शब्द रखे जांएगे ; 
5 . उक्त नियमों के नियम 49 के उप-नियम 49. 1 में , “ अपर महा निरीक्षक " शब्दों का लोप किया जायेगा । 


उक्त नियमों के नियम 78 में , उप -नियम 78. 1 में , “ वरिष्ठ अधिकारी " शीर्षक के अधीन , “ अपर महानिरीक्षक ” और “ उप कमांडेंट " 
शब्दों तथा “ वेतनमान " शब्दों के अधीन उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा । 


7. उक्त नियमों में , अनुसूची I के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जायेगी , अर्थात : 


651 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


" अनुसूची-I 
( नियम -4 देखिये ) 
पद और पदनाम 


क्र . सं . 
( 1) 


ल 


७ 


| 


10 . 


11 . 
12. 


पद 

पदनाम 
( 2 ) 

I. वरिष्ठ अधिकारी 
| महानिदेशक 

महानिदेशक 
अपर महानिदेशक 

अपर महानिदेशक 
अपर महानिदेशक / महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक (जब आंचलिक रेल | प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त 
संरक्षण बल के प्रधान या रेल संरक्षण विशेष बल के प्रधान के रूप में 
तैनात किया जाए) 
उप महानिरीक्षक ( जब आंचलिक या रेल संरक्षण विशेष बल में मुख्य सुरक्षा आयुक्त 
द्वितीय कमान अधिकारी के रूप में तैनात किया जाए) 
अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक ( जब जगजीवन निदेशक / जगजीवन राम रेल संरक्षण बल अकादमी 
राम रेल संरक्षण बल अकादमी के प्रधान के रूप में तैनात किया जाए ) 
वरिष्ठ कमांडेंट ( जब किसी आंचलिक रेल मुख्यालय में तैनात किया 

सा आचालक रल मुख्यालय म तनात किया । उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त 
जाए ) 
वरिष्ठ कमांडेंट ( जब किसी सुरक्षा मंडल के प्रधान के रूप में तैनात वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त 
किया जाए) 
उत्पादन इकाई में तैनात वरिष्ठ कमांडेंट 

वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त 
कमांडेंट(जब किसी सुरक्षा मंडल के प्रधान के रूप में तैनात किया मंडल सुरक्षा आयुक्त 
जाए) 
कमांडेंट/ रेल संरक्षण बल 

सुरक्षा आयुक्त 
वरिष्ठ कमांडेंट/ कमांडेंट / रेल संरक्षण विशेष बल 

कमान अधिकारी 
महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक के | कर्मचारिवृन्द अधिकारी ( स्टाफ आफिसर ) 
कर्मचारिवन्द अधिकारी (स्टाफ आफिसर ) 
कमाडेंट ( लघु आयुध ) 

कमान अधिकारी ( लघु आयुध ) 
सहायक कमांडेंट 

सहायक सुरक्षा आयुक्त 
सहायक कमांडेंट /रेल संरक्षण विशेष बल 

सहायक कमांडेंट 
सहायक कमांडेंट ( एडजुटेंट ) 

एडजुटेंट 
सहायक कमांडेंट (प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण विद्यालय 

सहायक सुरक्षा आयुक्त (प्रधानाचार्य आंचलिक 

प्रशिक्षण संस्थान ) 

II अधीनस्थ अधिकारी 
निरीक्षक ( चौकी ) 

चौकी कमांडर 
निरीक्षक ( मोबाइल विंग ) 

कम्पनी कमांडर 
निरीक्षक (मुख्यालय ) 

मंडल निरीक्षक 
निरीक्षक ( भंडार ) 

र्वाटर मास्टर 
निरीक्षक ( अपराध विंग ) 

अपराधनिरीक्षक 
निरीक्षक (विशेष विंग ) 

विशेष निरीक्षक 
उपनिरीक्षक 

उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक ( मोबाइल विंग ) 

सहायक कम्पनी कमांडर 
उपनिरीक्षक ( रीडर ) 

अपराध रीडर 
सहायक उपनिरीक्षक 

सहायक उपनिरीक्षक 
ड्राइवर श्रेणी 

ड्राइवर श्रेणी 

III . अवर अधिकारी 
हैड कांस्टेबल 

हैड कांस्टेबल 
ड्राइवर श्रेणी II 

ड्राइवर श्रेणी II 
ड्राइवर श्रेणी III 

ड्राइवर श्रेणी III 


13. 


14. 
15 . 
16. 


17. 


18. 
19. 
20 . 
21 . 
22. 
23. 
24 
25 . 


26. 


27 . 


28 . 


29 . 


30. 


31 . 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


32. 


कांस्टेबल 


33 . 
34. 


35 . 
36 . 
37 . 
38 . 
39 . 
40 . 
41 . 


हैड कांस्टेबल ( कहार ) 
| हैड कांस्टेबल (दर्जी ) 

हैड कांस्टेबल (नाई ) 
हैड कांस्टेबल (माली) 
हैड कांस्टेबल ( धोबी ) 
हैड कांस्टेबल (सफाईवाला ) 
हैड कांस्टेबल (मोची) 
कांस्टेबल ( कहार ) 
कांस्टेबल (दर्जी) 
कांस्टेबल (नाई ) 
कांस्टेबल ( माली) 
कांस्टेबल ( धोबी ) 
कांस्टेबल ( सफाईवाला ) 
कांस्टेबल ( मोची) 
कांस्टेबल ( मोटर क्लीनर ) 


___ IV . बल के अन्य सदस्य 

कांस्टेबल 
V . सहायक कर्मचारी ( अभ्यावेशित सदस्य ) 

प्रधान रसोइया 
प्रधान दर्जी 
प्रधान नाई 
| प्रधान माली 
| प्रधान धोबी 
प्रधान सफाईवाला 
प्रधान मोची 
| (कहार ) 
| दर्जी 
| नाई 
| माली 
धोबी 
सफाईवाला 
मोची 
मोटर क्लीनर " 


42. 


43. 
44. 
45 . 


46. 
47. 


8. उक्त नियमों में , अनुसूची II में , स्तम्भ संख्या ( 7) के शीर्षक में , शब्द " उप " का लोप किया जायेगा . 
9. उक्त नियमों में , अनुसूची III में 

( क ) स्तम्भ संख्या ( 7) के शीर्षक में , शब्द " उप " का लोप किया जायेगा ; 
( ख ) क्रम संख्या 16 में , स्तम्भ संख्या 6 के शीर्षक के अधीन , शब्द " अपर " का लोप किया जाएगा । 


[ फा . सं . 2017/सिक /( स्पे .)/ रि - डेजिग्नैशन - पी -सीएससी 

डॉ . एस. एन . पाण्डेय , आईजी/ पॉलिसी एंड टीएस/ रेलवे बोर्ड 
टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र् असाधारण मे सा . का. नि . सं. 951 (अ), तारीख 3 दिसम्बर , 1987 के अधीन 
प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात : 


सा . का . नि . 374, 
सा . का . नि . 574, 
सा . का . नि . 164, 
सा . का . नि . 45 , 
सा . का . नि . 39 ( अ ), 
सा . का .नि . 45( अ ), 
सा . का . नि . 151 ( अ ), 
सा . का . नि . 229 , 
सा . का . नि . 756( अ ), 
सा . का . नि . 768( अ ), 
सा . का .नि . 286, 
सा . का . नि . 359 , 
सा . का . नि . 483, 


दिनांक 24 जुलाई, 1992 
दिनांक 7 नवम्बर, 1994 
दिनांक 20 मार्च, 1995 
दिनांक 12 जनवरी , 1996 
दिनांक 17 जनवरी , 1996 
दिनांक 29 जनवरी, 1997 
दिनांक 11 मार्च, 1997 
दिनांक 15 जुलाई, 1999 
दिनांक 2 नवम्बर , 1999 
दिनांक 2 नवम्बर, 1999 
दिनांक 20 जुलाई, 2000 
दिनांक 8 सितंबर , 2000 
दिनांक 24 अगस्त , 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


सा . का . नि . 790 ( अ ), 
सा . का . नि . 618, 
सा . का . नि . 257 ( अ ), 
सा . का .नि . 448( अ ), 
सा . का . नि . 312( अ ), 
सा . का . नि . 245 , 
सा . का . नि . 313, 
सा . का . नि . 649( अ ), 
सा . का . नि . 365 ( अ ), 
सा . का . नि . 366, 
सा . का .नि . 14, 
सा . का . नि . 114, 
सा . का .नि . 527( अ), 
सा . का . नि . 803( अ ), 
सा . का . नि . 127 ( अ ), 
सा . का . नि . 400 ( अ ), 
सा . का . नि . 556 ( अ) , 
सा . का . नि . 719 ( अ ), 


दिनांक 22 अक्तूबर , 2001 
दिनांक 12 नवम्बर, 2001 
दिनांक 28 मार्च, 2003 
दिनांक 29 मई, 2003 
दिनांक 13 मई , 2004 
दिनांक 5 जुलाई , 2004 
दिनांक 25 अगस्त , 2004 
दिनांक 27 सितम्बर , 2004 
दिनांक 29 सितम्बर , 2005 
दिनांक 30 सितम्बर , 2005 
दिनांक 24 जनवरी , 2007 
दिनांक 14 जून, 2007 
दिनांक 1 अगस्त , 2007 
दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 
दिनांक 25 फरवरी , 2009 
दिनांक 12 मई , 2010 
दिनांक 16 अगस्त , 2013 
दिनांक 31 अक्तूबर, 2013 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd February , 2018 


G .S . R . 140( E ). - In exercise of the powers conferred by section 21 of the Railway Protection Force 
Act, 1957 ( 23 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the 
Railway Protection Force Rules, 1987 , namely : 


1 . (1 ) These rules may be called the Railway Protection Force (Amendment) Rules, 2018 . 


( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

In the Railway Protection Force Rules, 1987 , (hereinafter referred to as the said rules ) for the words 
" Chief Security Commissioner ", wherever they occur, the words “ Principal Chief Security 
Commissioner " shall be substituted . 


In the said rules, in rule 250 , in sub -rule 250. 1, for the words “Chief Security Commissioner ", the 

words “ Principal Chief Security Commissioner " shall be substituted . 
In the said rules , for the word “ Additional” , wherever it occurs , the words “ Chief Security 
Commissioner " shall be substituted . 


In the said rules, in rule 49 , sub -rule 49 .1 , the words “ Additional Inspector General” shall be omitted . 


In the said rules, in rule 78 , in sub -rule 78 . 1 , under heading “ Superior Officers” , the words “ Additional 
Inspector General” and “ Deputy Commandant” and the entries relating thereto under " scale of pay ’’ 
shall be omitted . 


7. 


In the said rules , for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely : 


[ HTT II - OUS 3i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ SCHEDULE - I 

( See rule -4 ) 
OFFICE AND DESIGANATION 


Office 


Designation 


No 
(1 ) 


10 . 
| 11. 


I. SUPERIOR OFFICERS 
Director General 

DirectorGeneral 
Additional Director General 

Additional Director General 
Additional Director General/Inspector General/Deputy Principal Chief Security Commissioner 
Inspector General (when posted as Zonal RPF Chief or 
as Head of RPSF ) 
Deputy Inspector General (when posted as 2 I/ C in the Chief Security Commissioner 
Zone or RPSF ) 
Additional Director General/ Inspector General/Deputy Director /J. R . RPF Academy 
Inspector General (when posted as Head of J. R . RPF 
Academy) 
Senior Commandant (when posted at zonal railway Deputy Chief Security Commissioner 
headquarters ) 
Senior Commandant (when posted as head of a security Senior Divisional Security Commissioner 
division ) 
Senior Commandant in Production Unit 

Senior Security Commissioner 
Commandant (when posted as head of a security 

Divisional Security Commissioner 
division ) 
Commandant/RPF 

Security Commissioner 
Senior Commandant / Commandant/RPSF 

Commanding Officer 
Senior Commandant/Commandant as Staff Officer to Staff Officer 
Director General/ Additional Director General/ 
Inspector General/ Deputy Inspector General 
Commandant (Small Arms) 

Commanding Officer (Small Arms) 
Assistant Commandant 

Assistant Security Commissioner 
Assistant Commandant /RPSF 

Assistant Commandant 
Assistant Commandant (Adjutant) 

Adjutant 
Assistant Commandant (Principal Training School) Assistant Security Commissioner ( Principal Zonal 

Training Institute ) 

II . SUBORDINATE OFFICERS 
Inspector (Post ) 

Post Commander 
Inspector (Mobile Wing) 

Company Commander 
Inspector (HQrs ) 

Divisional Inspector 
Inspector (Stores ) 

Quarter Master 
Inspector ( Crime Wing ) 

Crime Inspector 
Inspector (Special Wing ) 

Special Inspector 
Sub - Inspector 

Sub -Inspector 
Sub - Inspector (Mobile Wing ) 

Assistant Company Commander 
Sub -Inspector ( Reader ) 

Crime Reader 
Assistant Sub -Inspector 

Assistant Sub - Inspector 
Driver Grade I 

Driver Grade I 

III. UNDER OFFICER 
Head Constable 

Head Constable 
Driver Grade II 
Driver Grade III 

Driver Grade III 
IV . OTHER MEMBER OF THE FORCE 
Constable 

Constable 
V . ANCILLARY STAFF (Enrolled Member ) 
Head Constable (Kahar ) 

Head Cook 


15 . 


16 . 
17 . 


18 . 


19 . 


20 . 


21. 
22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 
27 . 


28 . 


30 . 


Driver Grade III 


31. 


32 . 


33. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


34 . 


Head Constable ( Tailor ) 


Head Tailor 


35 . 


36 . 


37 . 
38 . 
39 . 
40 . 
41 . 
42 . 
43. 
44 . 
45 . 
46 . 
47 . 


Head Constable (Barber ) 
Head Constable (Mali) 
Head Constable (Dhobi) 
Head Constable (Safaiwala ) 
Head Constable (Cobbler ) 
Constable (Kahar ) 
Constable ( Tailor ) 
Constable (Barber ) 
Constable (Mali ) 
Constable (Dhobi) 
Constable (Safaiwala ) 
Constable (Cobbler ) 
Constable (Motor Cleaner ) 


| Head Barber 
Head Mali 
Head Dhobi 
Head Safawala 
Head Cobbler 
(Kahar ) 
Tailor 
Barbar 
Mali 
Dhobi 
Safaiwala 
Cobbler 
Motor Cleaner.” 


8. In the said rules, in Schedule II, in the heading of column number (7 ), the word “ Deputy ” shall be omitted . 
9 . In the said rules , in Schedule III 

( a ) in the heading of column number (7 ), the word “ Deputy ” shall be omitted ; 
(b ) against serial number 16 , under the heading of column number 6 , the word “ Additional” shall be 

omitted . 


[ F . No. 2017 /Sec /(Spl)/Re- designation- P -CSC ] 
Dr. S . N . PANDEY , IG / Policy & TS /Rly. Bd . 


Note : The principal rules were published vide number GSR 951( E ), dated the 3 "" December, 1987 

and subsequently amended vide the following modifications, namely : 


-oirtvorooo 


11 . 


12 . 


GSR 374 , 
GSR 574 , 
GSR 164 , 
GSR 45 , 
GSR 39 ( E ) , 
GSR 45 ( E ), 
GSR 151(E ), 
GSR 229 , 
GSR 756 ( E ), 
GSR 768 ( E ), 
GSR 286 , 
GSR 359, 
GSR 483 , 
GSR 790 ( E ) , 
GSR 618 , 
GSR 257 ( E ), 
GSR 448 ( E ), 
GSR 312 ( E ), 
GSR 245 , 
GSR 313 , 
GSR 649 ( E ), 
GSR 365 , 
GSR 366 , 
GSR 14 , 


dated the 24th July , 1992 
dated the 7th November, 1994 
dated the 20th March , 1995 
dated the 12th January , 1996 
dated the 17th January , 1996 
dated the 29th January , 1997 
dated the 11th March , 1997 
dated the 15th July , 1999 
dated the 2nd November, 1999 
dated the 2nd November,1 999 
dated the 20th July , 2000 
dated the gth September , 2000 
dated the 24 " August, 2001 
dated the 22nd October, 2001 
dated the 12th November , 2001 
dated the 28th March , 2003 
dated the 29th May , 2003 
dated the 13th May , 2004 
dated the 5th July , 2004 
dated the 25th August , 2004 
dated the 27th September, 2004 
dated the 29th September, 2005 
dated the 30th September, 2005 
dated the 24th January , 2007 


13 . 


14 . 


15 . 
16 . 


17 . 


Giacche 


[ TT II - OUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25 . 


26 . 
27 . 


28 . 


GSR 114 , 
GSR 527 ( E ), 
GSR 803 ( E ) , 
GSR 127 (E ) 
GSR 400 ( E ), 
GSR 556 ( E ), 
GSR 719 ( E ) , 


dated the 14th June, 2007 
dated the 1st August, 2007 
dated the 31 % October, 2008 
dated the 25th February , 2009 
dated the 12th May , 2010 
dated the 16 " August, 2013 
dated the 31st October, 2013 


30 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2018 .02.05 
15 : 12 :58 + 05 30 


ALOK 
KUMAR 


